निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 174) पटना, बुधवार 28 फरवरी 2018 

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


। 


- 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


अधिसूचना 

___ 20 फरवरी 2018 
सं० 02 . - राज्य परामर्शदात समिति की नियत अवधि समाप्त होने के पश्चात राज्य में राष्ट्रीय सेवा योजना 
के सफल संचालन तथा परामर्श देने हेतु निम्नांकित सदस्यों वाली निम्नवत् नए परामर्शदातृ समिति का गठन किया 
जाता है : 
कमांक 

नाम / पदनाम 
मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार पटना 

अध्यक्ष 
मुख्य सचिव, बिहार, पटना 

सदस्य 
कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना 

सदस्य 
कुलपति , तिलका मांझी विश्वविद्यालय , भागलपुर 

सदस्य 
कुलपति, बी . एन . मंडल विश्वविद्यालय , मधेपुरा 

सदस्य 
कुलपति , मगध विश्वविद्यालय, बोधगया , गया 

सदस्य 
कुलपति , बी . आर. अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 

सदस्य 
कुलपति , कामेष्वर सिंह विश्वविद्यालय, दरभंगा 

सदस्य 
कुलपति , जयप्रकाष विश्वविद्यालय, छपरा 

सदस्य 
कुलपति , राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय , पूसा , समस्तीपुर 

सदस्य 
कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा 

सदस्य 
कुलपति , वीरकुंअर सिंह विश्वविद्यालय , आरा, भोजपुर 

सदस्य 
कुलपति , अरबी फारसी विश्वविद्यालय , पटना 

सदस्य 
कुलपति , चाणक्या विधि विश्वविद्यालय, पटना 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव , स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य 
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
प्रधान सचिव , कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग , पटना (पंचायती राज ग्रा0 अभि0 संगठन ) सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग , पटना 

सदस्य 


। 


। 


। 


। 


। 


+ 
ooo 
FAP 
F८७ 
F०० 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 फरवरी 2018 


20. 


। 


21. 


। 


। 


22. 
23 


। 


। 


। 


। 


। 


28 . 


प्रधान सचिव / सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य 
निदेशक, बी . आई . टी . पटना 

सदस्य 
निदेशक, आई. आई. टी . पटना 

सदस्य 
निदेशक , एन. आई. टी.पटना 

सदस्य 
राज्य परियोजना निदेशक, + 2 बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् , पटना 

सदस्य 
राज्य सचिव, रेडक्रॉस सोसाईटी, पटना 

सदस्य 
क्षेत्रीय निदेशक , राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय केन्द्र , बिहार, पटना 

सदस्य 
राज्य निदेशक , नेहरू युवा केन्द्र संगठन, पटना 

सदस्य 
राज्य सरकार द्वारा चयनित दो सदस्य : 
( क ) डॉ० विनय बिहारी सिन्हा, अध्यक्ष, मैनेजिंग कमिटि, रेड क्रॉस सोसाईटी, पटना 
( ख ) पद्मश्री सिस्टर सुधा वर्गीज, नारी गुंजन, दानापुर , पटना 
राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोग्राम एडभाईजर, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली - आमंत्रित सदस्य 
राष्ट्रीय सेवा योजना के लाईजिंग पदाधिकारी / 

सदस्य सचिव 
निदेशक , छात्र एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना 
टी0 ओ0 सी0 / टी0 ओ0 आर0 सी0 कोडिनेटर 

सदस्य 
( ट्रेनिंग ओरियेन्टेंशन सेन्टर / ट्रेनिंग ओरियेन्टेसन रिसर्च सेन्टर ), पटना 
उक्त समिति की अवधि, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों की होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

डॉ० संजय सिन्हा भा . प्र. से., 
निदेशक , छात्र एवं युवा कल्याण । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 174 - 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


